इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


Fe यप्रदेश | शैज्ञपश्रों 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 225] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई 2023--आषाढ़ 29, शक 7945 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2023 


क्र. 7967-747-S4e-A(T..). eae विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 20 जुलाई, 2023 को 
महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव. 


449 


450 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जुलाई 2023 


संक्षिप्त नाम. 


अनुसूची 
संशोधन. 


का 


मध्यप्रदेश अधिनियम 
क्रमांक १७ सन्‌ २०२३ 
मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन अधिनियम, २०२३ 


[ दिनांक २० जुलाईं, २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )'' में दिनांक २० जुलाई, 
२०२३ को प्रथमबार प्रकाशित की गईं. ] 


मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने 
हेतु अधिनियम. 


भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-- 


१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, 
२०२३ है. 


२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन्‌ २००७) की 
अनुसूची में, अनुक्रमांक ५१ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां 
जोड़ी जाएं, अर्थात्‌:-- 


प्रायोजी निकाय 

की स्थापना की 
पद्धति 

(४) 


मध्यप्रदेश सोसायटी 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 
१९७३ (क्रमांक ४४ सन्‌ 
१९७३) के अधीन 
रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी 


निजी it प्रायोजी निकाय 
विश्वविद्यालय | का ताम 

का नाम 

(२) 


मुख्य परिसर | अधिकारिता 
| 
| 


(4) 


ज्ञानोदय विश्वविद्यालय, | सम्पूर्ण 
ग्राम-सुवाखेड़ा, मध्यप्रदेश 
जिला नीमच. 


(३) 


ज्ञानोदय शिक्षण 
समिति, नीमच 


जे.एन.सी.टी. सम्पूर्ण 
प्रोफेशनल मध्यप्रदेश 
विश्वविद्यालय, न्यू 
चौकसे नगर, 
लाम्बा खेड़ा, 
बैरसिया रोड, 
भोपाल. 


मध्यप्रदेश सोसायटी 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 
१९७३ (क्रमांक ४४ सन्‌ 
१९७३) के अधीन 

रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी 


जय नारायण 
शिक्षा समिति, 
भोपाल 


चिरायु सम्पूर्ण 
विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश. '', 
भोपाल-इंदौर 

हाईवे, बैरागढ़ के 
पास, Fash, | 


मध्यप्रदेश सोसायटी 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 
१९७३ (क्रमांक ४४ सन्‌ 
१९७३) के अधीन 

रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी 


चिरायु 
चेरिटेबिल 
फाउंडेशन, 
भोपाल 


चिरायु 
विश्वविद्यालय, 
भोपाल 


भोपाल. 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जुलाई 2023 


भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2023 


450 (i) 


क्र. 77967-747-g4ha-3-(H.).— aa के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी 
विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, 2023 (क्रमांक i7 सन्‌ 2073) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से 


'एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव. 


MADHYA PRADESH ACT 
No. 7 OF 2023 


THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM 
SANCHALAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2023 


[Received the assent of the Governor on the 20" July, 2023; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette 
(Extra-ordinary)”, dated the 20th July, 2023.] 


An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam 

Sanchalan) Adhiniyam, 2007. 

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fourth year of the Republic 
of India as follows:— 

l. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam 
Sanchalan) Sanshodhan Adhiniyam, 2023. 


2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) 
Adhiniyam, 2007 (No. 47 of 2007), after serial number 5I and enstries relating thereto, the following 
serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:— 


ee Name of Name of sponsoring Mode of forming Main Jurisdiction 
No. private body sponsoring campus 
university body 
ie ()) Soe) a काम) aa OO 
“52. Gyanodaya Gyanodaya Shikshan Registered Society Gyanodaya Whole of 
University, Samiti, Neemuch. under the Madhya University, Madhya 
Neemuch. Pradesh Society Village- Pradesh 
Registrikaran Suwakheda. 


Adhiniyam, 973 District Neemuch. 
(No. 44 of 973). 


53: {JaNUC rT: Jai Narain Shiksha Registered Society J. N.C. T. Whole of 
Professional Samiti, Bhopal. under the Madhya Professional Madhya 
University, Pradesh Society University, Pradesh 
Bhopal. Registrikaran New Chouksey 

Adhiniyam, 973 Nagar. 

(No. 44 of 973) Lambakheda 
Berasia Road. 
Bhopal. 

54. Chirayu Chirayu Registered Society Chirayu Whole of 
University. Charitable under the Madhya —_ University Madhya 
Bhopal. Foundation. Pradesh Society Bhopal-Indore Pradesh.” 

Bhopal. Registrikaran Highway, Near 


Adhiniyam, 973 Bairagarh. 
(No. 44 of 973) Bhainsakhedi. 
Bhopal. 


Short title. 


Amendment of 
Schedule. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय Hala मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2023. 


